निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 चैत्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 287 ) पटना , सोमवार, 11 अप्रील 2016 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

8 अप्रील 2016 
सं० एल / एच०जी० - 1905 / 2015 – 3498 — श्री जयंत प्रताप सिंह , जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी , 
वैशाली ( अतिरिक्त प्रभार समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना) को मुख्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 
पटना के पत्रांक - 4919 दिनांक 05. 12. 2015 के आलोक में उनकी बीमार माँ के इलाज एवं देखभाल के लिए दिनांक 10. 
12.2015 से 07.02. 2016 तक कुल 60 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति विभागीय अधिसूचना सं० - 2797 दिनांक 
18.03 .2016 निर्गत की गई थी । इस अवकाश का इनके द्वारा उपयोग नहीं किया गया । इसी दौरान श्री सिंह की माँ की 
मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 18.12. 2015 से 03.01. 2016 तक श्राधकर्म आदि के लिए अवकाश उपभोग किया 
गया । 

अतः मुख्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक - 1370 दिनांक 18 .03. 2016 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के 
आलोक में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं० - 2797 दिनांक 18.03.2016 को निरस्त करते हुए दिनांक 18. 12.2015 
से 03.01. 2016 तक कुल 17 (सत्रह ) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम 
227 एवं 230 के अधीन दी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


__ अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 287-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


